निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

____ 24 कार्तिक 1933 ( NO) 


( सं0 पटना 620 ) 


24 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 15 नवम्बर 2011 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

29 सितम्बर 2011 
सं0 2152 — मे० एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली इकाई प० चम्पारण के लिए बिहार ईख 
( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम 1981 की धारा 31 (1 ) के अन्तर्गत ग्रामों का आरक्षण आदेश । 

___ पेराई सत्र 2011 - 12 एवं आगे के वर्षों के लिए ईख आपूर्ति हेतु इस चीनी मिल द्वारा समर्पित आरक्षण 
प्रस्ताव पर दिनांक 30 सितम्बर 2011 को सुनवाई हुई । 

सुनवाई के क्रम में एच. पी . सी . एल. बायोफ्यूल्स लि० सुगौली के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 
वि . रा. ची . नि . की बंद इकाई सुगौली को लम्बी अवधि के लीज पर प्राप्त कर 800TCD की पूर्व क्षमता के स्थान पर 
3500TCD के आधुनिक चीनी मिल, 60KLPD डिस्टीलरी एवं 20MW क्षमता की इकाई की स्थापना की गयी है । 
उनके परम्परागत आरक्षित क्षेत्र में मात्र 173 ग्राम हैं , जिसमें लगभग 22000 एकड़ ईख से आच्छादित है जिससे 
उनके लिए पेराई हेतु लगभग 22 - 23 लाख क्वीं० गन्ने की उपलब्धता मात्र ही संभावित है जो उनके Viability 
हेतु सामान्य गन्ने की आवश्यकता को पूरा नही करता है । मिल प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि उनके 
परम्परागत आरक्षित ग्रामों में 52 ग्राम ईख से आच्छादित नहीं हैं । उनका क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है । उनके 
आरक्षित क्षेत्र की सीमा से सटे पड़ोस की चीनी मिल के अनेक क्रय केन्द्र, पूर्व में स्थापित होते रहें हैं जिनसे उनके 
आरक्षित क्षेत्र के गन्ने की अवैध खरीद ( Poaching ) की भी पूरी संभावना है । उनके द्वारा उन क्रय केन्द्रों के 
परिचालन को बंद करने का अनुरोध किया गया तथा गोविन्दगंज अंतर्गत मुक्त हुए क्षेत्रों के 88 ग्राम, आदापुर अंचल 
के सभी 63 ग्राम, रक्सौल अंचल के सभी 45 ग्राम, चकिया क्षेत्र 18 ग्राम योगापट्टी ( प० चम्पारण ) क्षेत्र के 13 ग्रामों 
एवं उनसे सटे अन्य उपलब्ध ग्रामों के आरक्षण हेतु अनुरोध किया गया । 

सुनवाई के क्रम में सुगौली चीनी मिल द्वारा उपरोक्त की गई मांग पर मझौलिया, सिधवालिया एवं 
गोपालगंज चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी । मझौलिया चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा गोविन्दगंज मुक्त 
क्षेत्र के ग्रामों के आरक्षण के संबंध में बताया गया कि प्रस्तावित अधिकतर ग्राम अपराम्परागत रूप में उन्हें आरक्षित 
होते आ रहें हैं तथा उनके द्वारा उन ग्रामों में सधन ईख विकास कार्यक्रम भी चलाया गया है तथा किसानों को ईख 
की खेती हेतु प्रेरित किया गया है । उनके द्वारा इन ग्रामों को पूर्व की भाँति उनके मिल के साथ आरक्षित 
करने का अनुरोध किया गया । सिधवालिया एवं गोपालगंज एवं रीगा चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा भी अपने चीनी 
मिल हेतु , गन्ने की उपल्बधता के दृष्टिगत यथास्थिति बनाये रखे जाने का अनुरोध किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 नवम्बर 2011 
" इस संबंध में सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को सुना गया एवं क्षे० वि० परिषदों के 
अनुशंसाओं का भी अवलोकन किया गया जिस क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि नवस्थापित सुगौली चीनी मिल के 
परम्परागत क्षेत्र में पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता नही है । इस चीनी मिल के लिए अतिरिक्त ग्रामों का 
आरक्षण आवश्यक है जिसमें स्थित कृषि योग्य भूमि में ईख का आच्छादन एवं उत्पादकता का ईख विकास कार्यक्रमों 
के माध्यम से बढ़ाया जा सके । 

रक्सौल , आदापुर एवं नरकटिया अंचल के ग्राम इस चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए तथा पथ के 
माध्यम से जुड़े हुए है । इस विषय पर विमर्श के क्रम में यह भी परिलक्षित हुआ कि पूर्व से रक्सौल अंचल के 17 
ग्राम एवं आदापुर अंचल के 36 ग्राम रीगा चीनी मिल को आरक्षित है । साथ ही आदापुर अंचल अंतर्गत 7 ग्राम 
मझौलिया चीनी मिल को आरक्षित है । पूर्व में रेल क्रय केन्द्रो ( मीटर गेज ) के माध्यम से इस क्षेत्र का गन्ना 
सीतामढ़ी, जिला अंतर्गत रीगा मिल द्वारा क्रय किया जाता था । परन्तु रेल गेज में अमान परिवर्तन के कारण रेल 
क्रय केन्द्रों का परिचालन बंद है जिससे किसानों को ईखापूर्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं उस 
क्षेत्र में गन्ने के विकास का कार्य भी वाधित है । मझौलिया मिल से भी यह क्षेत्र काफी दूरी पर अवस्थित है । इस 
क्षेत्र से सबसे निकट नवनिर्मित सुगौली चीनी मिल पड़ेगा जिस मिल के साथ इस क्षेत्र को आरक्षित करने से वहाँ 
के कृषकों को ईखापूर्ति में काफी सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी । 

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मे . एच. पी . सी . एल . वायोफ्यूल्स लि ., इकाई सुगौली पूर्वी चम्पारण के क्षेत्र 
आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते है: 
1. चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे रामगढ़वा प्रखण्ड के चार ग्रामों ( सूची संलग्न परिशिष्ट " क ) को वर्ष 

2011 - 12 से सत्र 2013 - 2014 तक के लिए अपरम्परागत रूप में आरक्षित किया जाता है । 
विभागीय आदेश संख्या 1434, दिनांक 18 अगस्त 2010 ( अ०ज० संख्या - 713 दिनांक 15 अक्तूबर 2010 ) 
द्वारा निर्गत आरक्षण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रक्सौल अंचल के 17 ग्रामों को जो गत वर्ष 
रीगा सुगर कम्पनी को आरक्षित किये गये थे को आरक्षण मुक्त किया जाता है एवं तदोपरान्त रक्सौल 
अंचल अन्तर्गत पड़ने वाले शेष 38 ग्रामों को पेराई सत्र 2011 - 12 से 2013 - 14 तक के लिए सुगौली 

इकाई के साथ अपरम्परागत रूप से आरक्षित किये जाते हैं । ( सूची संलग्न - परिशिष्ट - " ख ") 
3. विभागीय आदेश संख्या 1483, दिनांक 18 अगस्त 2011 द्वारा निर्गत आरक्षण आदेश (अग० - 707 , दिनांक 

15 अक्तूबर 2010) में आंशिक संशोधन करते हुए आदापुर प्रखण्ड के एम. पी . चीनी उद्योग मझौलिया को 
पूर्व में आरक्षित 7 ग्रामों को आरक्षण मुक्त / अनारक्षित किया जाता है । 
विभागीय आदेश संख्या 1434, दिनांक 18 अगस्त 2010 (अग० संख्या 713, दिनांक 15 अक्तूबर 2010 ) के 
माध्यम से निर्गत आरक्षण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदापुर प्रखण्ड के रीगा सुगर कम्पनी को 
आरक्षित किये गये 22 ग्रामों ( सूची संलग्न ) को अनारक्षित / मुक्त किया जाता है एवं तदोपरान्त आदापुर 
प्रखण्ड अंतर्गत अनारक्षित किये गये ग्रामों सहित 44 ग्रामों ( परिशिष्ट - ग ) को एच. पी . सी . एल. वायोफ्यूल्स 
लि० इकाई - सुगौली के साथ अपरम्परागत रूप में पेराई सत्र 2011 - 12 से 2013 - 14 तक के लिए 
आरक्षित किया जाता है । 
नरकटिया अंचल , जिला - पूर्वी चम्पारण अंतर्गत अनुलग्नक परिशिष्ट - घ पर अंकित 22 ग्रामों को 
एच. पी . सी . एल . वायोफ्यूल्स लि ., इकाई - सुगौली के साथ अपरम्परागत रूप में पेराई सत्र 2011 - 12 से 

2013 - 14 तक के लिए आरक्षित किया जाता है । 
6. गोविन्दगंज क्षेत्र अन्तर्गत 21 ग्रामों को पेराई वर्ष 2011 - 2012 से वर्ष 2013 - 2014 तक के लिए 

अपराम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है । ( सूची संलग्न - परिशिष्ट - " ड. ") 
7 . चकिया प्रखण्ड अंतर्गत 18 ग्रामों के आरक्षण का प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया 
जाता है । 

आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त, बिहार, पटना । 


5. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 
एच. पी . सी . एल . बायोफ्यूल्स लि०, इकाई - सुगौली को पेराई सत्र 2011 - 12 से 2013 - 14 तक अपरम्परागत रूप से 

आरक्षित होने वाले ग्रामों की सूची : 
प्रखण्ड - रामगढवा (पूर्वी चम्पारण ) 

परिशिष्ट - " क " 


क्रमाक 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


01. 


जैतापुर 


52 


02. 


सुखी सेमरा 


कोहवरवा 


55 


1144 


शिवानगर 


प्रखण्ड - रक्सौल 


परिशिष्ट - " ख " 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


भरत माही 


वैरिया वृत 


एक डेरवा 


सिंहपुर 


हरैया 


पनटोला 


रक्सौल 


धनगढ़वा 


कौड़ीहार 


धनगढ़वा(टोला पूर्वा) 


जकियारी 


चिकनी 


चन्दुली 


सिसवा 


कौआ धनगर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 


लक्ष्मीपुर 


लक्षमनवा 


जटियाही 


खिरिचिया 


सिहोरवा 


काननापार सोहतिमपुर 


सेनुवरिया 


हरदिया 


गम्हरिया 


मसनाडीह 


सौनाहा 


हरनाही 


भेलाही 


लक्ष्मीपुर 


गम्हरिया आनन्द सागर 


सिरिसिया निजामत 


सिरसिया वृत्त 


वनजरिया सिरिसिया 


परसौना तपसी 


वहुआरी 


सिसवनिया 


श्रीरामपुर 


नोनिया 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 


प्रखण्ड - आदापुर 


परिशिष्ट - ग 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


लक्ष्मीपुर पोखरिया 


चैनपुर 


भवनीपुर 


कटकेनवा 


सिरिसियामल 


नरर देई 


भकुरहिया 


हरपुर 


नायक टोला 


छोड़ासहन 


टोला रामपुर 


इनरवा 


वेलदरवा 


लाला छपरा 


जामुनभर 


औरिया 


शामपुर 


सिरिसिया कला 


कचूरवाड़ी 


टोला ऊँचीडीह 


टोला चिकनी 
वरवा 


वरवा 


104 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 
लक्ष्मीपुर 


105 


अरारा 


106 


वेलवा 


107 


भलुवहिया 


108 


हीरा छपरा 


109 


वैरिया 


110 


कचोरवा 


111 


माघी 


112 


विशुनपुरवा 


113 


सिरिसिया खुर्द 


114 


भेड़ीहारी 


116 


इमिलिया 


117 


कलवरिया 


118 


मंझरिया 


120 


वृता टोला 


121 


भवनारी 


147 
I + 7 


गम्हरिया खुर्द 


148 


कटकेनवा 


149 


कानूनिया 


150 


धबधविया 


151 


अनहरा 


127 


लतलाही 


128 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 

प्रखण्ड - नरकटिया 
ग्राम का नाम 


परिशिष्ट - " घ 
राजस्व थाना संख्या 


क्रमाक 


दुबहाँ 


115 


गाम्हरिया कला 


119 


बैकुंठवा 


129 


नरकटिया 


130 


सिसवनिया 


131 


रामपुर 


132 


सिहोरवा 


133 


विष्णुपुर 


134 


भटनहिया 


135 


पोखरिया 


138 


वथुअहिया 


139 


बेलहिया 


140 


पुरैनिया 


141 


बहादुरपुर 


142 


लौदिहाँ 


143 


बगही 


144 


बखतौरा 


145 


बरियारपुर 


146 


जीतपुर 


136 


हिरमानी 


184 


पुरूषोत्तमपुर 


185 


____ टोलावंजारी 


186 


149 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 

परिशिष्ट - " ड. " 
पेराई सत्र 2011 - 12 से 2013 - 14 तक एच. पी . सी . एल. बायोफ्यूल्स लि० इकाई - सुगौली को हरसिद्धि 
प्रखण्ड ( गोविन्दगंज क्षेत्र) में अपरम्परागत रूप से आरक्षित ग्रामों की सूची: 

अंचल - हरसिद्धि 
क्रमांक नाम 

नम्बर 
01. 

सरैया 
____ 02. पिपरा 

147 
03. सरैया खास 

148 
___ 04. 

माणिकपुर 
05. रामपुरवा 

160 
06. रानी छपरा 

161 
07. अहिरगाँवा 

162 
08. 

मिसिर टोला 
09 . 

महता टोला 
____ 10. ओलहा 

165 
11. 

भादा 
झरवाँ 

167 
13. 

शेवराहा 
गोविन्दपुर 

109 
हरपुर राय 

158 
मूरापुर 

156 
अवरईया 

154 
सरिसवां 

155 
19 . 

धनही 
20. नवादा 

180 
21 . दामोवृत 

177 


163 
164 


166 


12. 


108 


159 


आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त, बिहार, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 620 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


